M 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आश्विन , 1943 ( श ० ) 


संख्या -490 राँची , सोमवार , 27 सितम्बर , 2021 ( ई ० ) 

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 


( समन्वय ) 


अधिसूचना 
24 सितम्बर , 2021 


> 


1 


संख्या - सी ० एस०-1 / आ.स . ( नियुक्ति ) -10 / 2020- 1006 -- श्री अवध नारायण प्रसाद , ( झा.प्र.से. कोटि क्रमांक 
737 ) सम्प्रति संयुक्त सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को , उनके प्रभार ग्रहण 
करने की तिथि से श्री जगरनाथ महतो , माननीय मंत्री , झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव ( सरकारी कोटा ) के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी एवं को - टर्मिनस है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व 
सूचना के समाप्त की जा सकती है | 

3. पदधारक का कार्यकाल वत्र्तमान मंत्री की इच्छा पर अथवा उनके कार्यकाल तक सीमित होगा । 

4. यह नियुक्ति श्री प्रसाद की सेवा कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड 
सरकार से इस विभाग में प्राप्त होने की प्रत्याषा में की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राजीव रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 490 50 


-- 


